1460 115 HARYANA GOVT GAZ., AUGUST 28. 1973 ( BHDR . 6, 1895 SAKA) 


S 


( PARTI 


CORRIGENDUM 
In the Haryana Government Gazette , dated September 5, 1972, Part I. Page 2081 , Notification 
No. 41 (11 )-Pg.( H )-68/26994 , Planning Department, dated the 30th August, 1972 at s . 

No. 1, please 
read the name as " Parmeshwar Sharan Mathur instead of " Rameshwar Saran Matht" . 


राजस्व विभाग 


युद्ध जागीर 


दिनांक 20 अगस्त , 1973 


. 


क्रमांक 165 4 - ज ( I ) -73/25282.-- पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम , 1948 ( जैसा कि उसमें आज तक 
हरियाणा सरकार द्वारा संशोधन किया गया है ) की धारा 2 ( ए ) ( 1 ए ) तथा 3 ( 1 ए ) के अनुसार सोपे गये अधिकारों का प्रयोग 
करते हुए हरियाणा के राज्यपाल निम्नलिखित व्यक्तियों को वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर उनके सामने दी फ़सल तथा राशि एवं 
सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहष प्रदान करते हैं : 


. 


क्रमांक 


जिला 


गांव व पता 


जागौर पाने वाले का 

नाम 


तहसील 


যদি 


फ़सल वर्ष जब से जागीरदी 

गई 


1 


श्री पाररोज राम सैनी, पुत्र 
श्रीगंगाराम सैनी 


सरसहेड़ी 


रुपय 
100 


अम्बाला 


रबी 1969 से रबी 1970 तक 


खरीफ 1970 से 


150 


2 


अम्बाला 


श्री देसा सिंह, पुन , 
श्री महताब सिंह 


फोडवा खुर्द 


अम्बाला 


रबी , 1969 से रबी 1970 तक 


100 


खरीफ़ 1970 से 


150 


क्रमांक 1889 -ज (I ) -73/25288 .-- श्री धारू राम, पुत्र श्री ईश्वर , गांव नांगल काठा, तहसील नारनौल ( महेन्द्रगढ़ ) 
की मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल पूर्वी पंजाब जंगी जागीर अधिनियम, 1948 की धारा 4 के अधीन प्रदान की गई शक्तियों : 
का प्रयोग करते हुए सहप प्रादेश देते हैं कि श्री धारू राम की मलिकग 100 रुपये की जागीर जोकि उसे पंजाब सरकार की 
अधिसूचना क्रमांक 10707-जे ए न ( III) -66/18348, दिनांक 25 अगस्त , 1973 द्वारा मंजर की गई थी, अब श्रीमती श्यो कौर, 
विधवा श्री धारू राम के नाम रबी 1970 के लिये 70 रुपये तथा खरीफ 1970 से 200 रुपये वार्षिक की दर से मंजूर की जाती है । 
इन अधिकारों का प्रयोग सनद में दी गई शतों के अन्तर्गत किया जायेगा 


क्रमांक 1573- ज ( I) -73 / 25293. ~-पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम 1948 ( जैसा कि उसमें अाज तक हरियाणा 
सरकार द्वारा संशोधन किया गया है ) की धारा 2( ए ) ( ए ) तथा 3 ( 1 ए ) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए 
हरियाणा के राज्यपाल निम्नलिखित व्यक्तियों को वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर उनके सामने दी फ़सल तथा राशि एवं सनद में दी 
गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं : 


क्रमांक 


जिला 


जागीर पाने वाले का नाम 


गांव व पता 


तहसील 


फ़सल / वर्ष जब से जागीर दी 

गई 


रुपये 


1 हिसार 


श्री मेहर सिंह, पुत्र श्री जी 

श्री जी पुरूमाजरा 


टोहाना 


रखरीफ़ 1966 से रबी 1970 तक 


1001 


खरीफ़ 1970 से 


150 


2 हिसार 


श्री शिव राम , पुत्र श्री ताखे मोहल्ला 
राम 


हांसी 


खरीफ़ 1965 से रबी 1970 तक 


100 


खरीफ 1970 से 


150 


